सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 भाद्र, 1937 ( श० ) 
संख्या 73 4 राँची, सोमवार 

21 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० 


स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


आदेश 


21 सितम्बर , 2015 


- 


विषयः झारखण्ड विधान सभा औषधालय, रांची में आवश्यकता के अनुरूप तृतीय एवं चतुर्थ 


वर्ग के पदों का सृजन के संबंध में । 


संख्या - 15 / विधान सभा- 0 8 - 01/ 15 - 36 7( 15 ) .. झारखण्ड विधान सभा औषधालय, रांची में 


माननीय सांसद, मंत्रीगण, विधायकगण एवं विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं 


कर्मचारियों के इलाज हेतु आवश्यकता के अनुरूप तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कुल - 06 पदों के 
सृजन की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है : . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार 21 सितम्बर , 2015 


क्र० | पद का नाम 


वेतनमान | ग्रेड पे० 


सृजन हेतु प्रस्तावित 


पद 


लिपिक . सह. भणडारपाल 


5200 - 20200 


जी0 पी0 - 


1900 


2 प्रयोगशाला प्रावैधिक 


5200 - 20200 


जी० पी० - 


2000 


3 


| आदेशपाल 
झाडुकश 
चालक 


वाह्य श्रोत 
वाह्य श्रोत 
वाह्य श्रोत 


कुलः 


3 . सृजित पदों का वेतन आदि का व्यय भार गैर योजना मुख्य शीर्ष- 22 10 , चिकित्सा 
तथा लोक स्वास्थ्य- 0 3. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी- 10 3 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- 00 0 1 . 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 


4 . इस पर प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा, वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद 
की स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के० विद्यासागर, 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 7 3 4 – 50 | 


